निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 531) 


15 वैशाख 1937 ( श0 ) 
पटना , मंगलवार , 5 मई 2015 


सं० 3ए-2- वे0पु0- 10 / 2010 - 2046 

वित्त विभाग 


शुद्धि पत्र 

27 फरवरी 2015 
विषयः- उच्चस्तरीय समिति द्वारा वेतन समिति एवं वित्त विभाग के सं0 630 दिनांक 21 . 01 . 2010 की 

विसंगतियों पर की गयी अनुशंसा के आलोक में वेतनमानों का संशोधन के संबंध में । 

वित्त विभाग के संकल्प सं0 630 , दिनांक 21 . 01 . 2010 की विसंगतियों पर विचार करते हुए 
उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में वित्त विभाग के संकल्प संख्या 10041 दिनांक 
03 . 11. 2011 द्वारा वेतनमान संबंधी संशोधन का निर्णय संसूचित किया गया है । उक्त संकल्प की 
कंडिका 3 ( x ) क्रमांक सं0 - 23 में टंकण त्रुटि दृष्टिगोचर हुई है , जिसे शुद्ध रूप में निम्नवत् अंकित किया 
जाता हैं : 

“ वरीय औषधि निरीक्षक का संशोधित वेतनमान पी . बी .- 2 + 4800 / - के स्थान पर पी . बी .- 2 + 
5400 / - पढ़ा जाय । " 

विश्वासभाजन , 
दया निधान पाण्डेय , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 531-571+ 500 -डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette .bih .nic.in 


